रजिस्ट्री सं० डी - 222 


REGISTERED No. D - 222 


पन्यपव मयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 

काशित Naily 


ARETARIA 


सं० 221 
No . 22 ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, गनिवार, मई 29, 1971 ( ज्येष्ठ 8 , 1893 ) cbVT . 
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1971 ( JYAISTĦA 8 , 1893) 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this Part In order that It may be filed as a separate compilation ) 


VT. OF TRDIA 


नोटिस 

(NOTICE ) 
नीचेलिखे भारत के प्रयापारण राणा 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये है :-- - 
The undermentioned Gazettes of Indin Extraordinary were published up to 8 February 1971 - 


अंक 
(Issue No.) 


संख्या और तिथि 
(No . and l ate ) 


द्वारा जारी किया गया 

( leeved hy ) 


विषय 
( Subject) 


4 


___ 1 


1 . 


- 


- 


न्य 
- NIL - - 


ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रवन्धक , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग -पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांग - पन्न प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं । 

Coples of the Gazette Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civll Lines 
Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the dato of asue of these Gazette . 
81GI / 71 

( 4611 


462 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29, 1971 ( JYAISTHA 8 , 1893 ) 


[ PART [ SEC. 1 


भाग I -- खंड 1 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर 
नियमों , विनियमों तथा आदेशों और 

संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 
भाग I - - खंड 2- ~- (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम 
त्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
भाग I - -- - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 
__ गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों 

और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - - खंड 4 -- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , 

छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग II --- खंड 1-- - अधिनियम, अध्यादेश और 

विनियम 
भाग II -- खंड 2- --विधेयक और विधेयकों संबंधी 

प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . 
भाग II ---- खंड 3 - उप- खंड (i ) - ( रक्षा मन्त्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
और ( संघ - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए 
गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी 
किए गए साधारण नियम ( जिनमें साधारण 
प्रकार के आदेश , उप -नियम आदि 
सम्मिलित है ) 


विषय -सूची 
पृष्ठ भाग II --- खंड 3 - - उप- खंड ( ii ) - - रक्षा मन्त्रा 

लय को छोड़कर ) भारत सरकार के मन्त्रा 
लयों और ( संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 

को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा 
461 

विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी 
किए गए आदेश और अधिसूचनाएं 

2847 
भाग II - - खंड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि 

सूचित विधिक नियम और आदेश 

भाग III -~ ~~- खंड 1 - - महालेखा परीक्षक , संघ लोक 
751 

सेवा आयोग, रेल प्रशासन , उच्च न्याया 
लयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 663 
भाग III - - खंड 2 - - एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 

___ द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें 193 
भाग IIT -- -- खंड 3 - - मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके । 
प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 

69 
599 

भाग III --- खंड 4-- - विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि 
सूचनाएं , आदेश , विज्ञापन और नोटिसें 
शामिल हैं । 

1411 
भाग IV - - गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी 
संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें 

107 
पूरक संख्या 21 -- 
12 मई 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह 829 
की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट 
24 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह 
के दौरान भारत में 30, 000 तथा उससे 

अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी 
1995 बीमारियों से हुई मुत्यु सम्बन्धी आंकड़े . 

841 
CONTENTS 

PART II _ SECITON 3, SUB - SEC . ( ii ) - - Statutory 

Orders and Notifications, issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 

by the Central Authorities (other than the 
461 

Administrations of Union Territories ) . 2847 
PART II - SECTION 4 . - Statutory Rules and Orders 

notified by the Ministry of Defence , 
PART III - SECTION 1 . - Notifications issued by the 

Auditor General , Union Public Service Cons 
mission . Railway Administralion , Hich 
Courts and the Attached and Subordinate 

Olces of the Government of India 
Part II - SECTION 2 . - Notifications and Noticas 

issued by the Fatent Offices, Calcutta . . 
PART III _ SECTION 3 . _ Notifications Issued by or 

under the authority of Chief Commissioners 
573 

PART III - SCTION 4 . - Miscellancous Notifications 

including Notifications, Orders , Advertise 
ments and Notices issued by Statutory 

1411 


751 


PART ]. -- SECTION 1 . _ Notifications relating to 

Non - Statutory Rules , Regulations, Orders 
and Resolutions issued by the Ministrios 
of the Government of India ( other than 
the Ministry of Dcfence ) und by the 
Supreme Court 

. . 
PART 1 - - SECTION 2 . - Notifications 

Appointments . Promotions, Loave etc . of 
Government, Omicers issued by the Minis 
trics of the Government of India ( other than 
the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court . . 
PART 1 - - SECTION 3. — Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations , Orders and 
Resolutions issued by the Ministry of 

Defence । 
PART I - SECTION 4 . - Notifications regarding 

Appointments , Promotions, Leave etc . of 

Oficers issued by the Ministry of Defonco 
PART JI — SECTION 1.. - Acts, Ordinances and 

Regulations 
PART II _ SECTION 2. — Bills and Reports of Select 

Committees on Bills . . 
PART II _ SECTION 3. - SUB -SEC. ( i ) _ General Sta 

tutory Rules (including orders , bye-laws 
etc . of general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence ) and by Cen 
tral Authorities ( other than the Administra 
tions of Union Territories ) 


Bodies 


. . 


107 


PART IV – Advertisements and Notices by Privato 

Individuals and Private Bodies . . 
SUPPLEMENT No. 21 
Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 

12th May 1971 
Birthy and Deaths from Principal diseases in 

towns with a population of 30, 000 and over 
in India during week ending 24th April 1971 


829 


1995 


841 


PART I - SEC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29 , 1971 ( JYAISTHA 8, 1893) 


463 


- 


- - 


माग I -- - 1 

( PART I - SECTION 1 ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर मियमों, विनियमों 

तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court ] 
राष्ट्रपति सचिवालय 

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i ) 

के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
नई दिल्ली , दिनांक 17 मई 1971 

5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 सितम्बर, 
सं० 29-प्रेज / 71 - शुद्धि पत्र --- दिनांक 25 अप्रैल , 1970 1965 से दिया जायेगा । 
के भारतीय राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय 

प० ना कृष्णमणि , राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव 
की अधिसूचना सं० 11-प्रेज/ 70 दिनांक 26 जनवरी , 1970) 
में शुद्धि करने हेतु : --- 

समाज कल्याण विभाग 
पृष्ठ 410 पर 

नई दिल्ली -1, दिनांक 26मार्च 1971 
वास्ते " मेजर सरदारी लाल सैनी ( आई० सी० - 1092 ) , ई० 

शुद्धि -पत्र 
एम० ई० " 

सं० एफ० 22/ 22/ 6p एस० डब्ल्यू - 5--- कृपया इस विभाग 
पड़ें “ मेजर सरदारी लाल सैनी ( आई० सी०- 10902 ), के सम संख्या के संकल्प दिनांक 2 दिसम्बर 1970 में , जिसके द्वारा 
ई० एम० ई . " 

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति का पुनर्गठन किया गया था , क्रम संख्या 

27 के बाद पैरा 1 में निम्नलिखित जोड़ दें : ---- 
दिनांक 21 मई 1971 

28. कार्यभारी मंत्री 
सं० 30-प्रेज/ 71 --- राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर पुलिस के 

आबकारी तथा कराधान , 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 

हिमाचल प्रदेश, 
प्रदान करते हैं : --- 

शिमला । 
अधिकारी का नाम तथा पव 

दिनांक 7 अप्रैल 1971 
श्री निहाल सिंह, 

शुद्धि-पत्र 
पुलिस सहायक उप -निरीक्षक , 

सं० 15/ 12/ 67 एस डब्ल्यू - 5 - - कृपया इस विभाग के 
जम्मू व कश्मीर । 

शुद्धि-पत्र सं० एफ० 15/ 12/ 67 एस० डब्ल्यू - 5 दिनांक 5 अक्तूबर 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पवक प्रदान किया गया 

1970 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़े :---- 

" 3. बोर्ड की रचना निम्नलिखित अनुसार होगी : 
श्री निहाल सिंह को अगस्त , 1965 में मेन्धर थाने में थाना 
अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था । इसी समय पाकिस्तानी 

1 . श्री सिद्धार्थ शंकर राय , 
घुसपैठियों ने जम्मू व कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में आक्रमण __ _ समाज कल्याण मंत्री । 
किया । मेन्धर थाना उनके आक्रमण का पहला ही निशाना बना । 2. श्री पी० पी० आई , वैद्यानाथन , 
घुसपैठियों ने थाने को चारों ओर से घेर लिया और राइफलों, 

अवर सचिव , समाज कल्याण विभाग , 
मशीनगनों तथा हरगोलों से उस पर आक्रमण किया । थाने में 

भारत सरकार, नई दिल्ली । 
कोई छ: से आठ तक पुलिस कर्मचारी थे । हथियार व गोलाबारूद 

3 . उप सचिव , जेल कार्य, गृह मंत्रालय , 
उनके पास कुछ थोड़ा ही था । श्री निहाल सिंह ने इस छोटे पुलिस 

नई दिल्ली । 
दल का मनोबल कायम रखा तथा खिड़कियों से छापामारों 
पर गोली चलाने का आदेश दिया । आक्रमण 11 अगस्त 1965 

4. निदेशक , पुलिस अनुसंधान विकास 

सदस्य 
से 25 सितम्बर, 1965 कई दिन तक चलता रहा किन्तु श्री 

____ कार्यालय, गृह मंत्रालय , नई दिल्ली । 
निहाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने आक्रमणकारियों को थाने में 5. श्री ए० के० श्रीनिवासमति , उप विधायी सदस्य 
नहीं घुसने दिया । स्वयं को खतरे में डालकर तथा इस अधिकारी 

परामर्शदाता , विधि मंत्रालय , नई दिल्ली । 
द्वारा बीरता से सामना करने के कारण ही मेन्धर के नागरिकों 6. श्री एस० बी० भट्टाचार्य , महा निरीक्षक , 
और वफादार लोगों ने नगर नहीं छोड़ा । 

जेल , पश्चिमी बंगाल । 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


साय 


464 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29 , 1971 (JYAISTHA 8 , 1893) 


[ PART I - SEC. 1 


सदस्य 


7. श्री डी० के० जाधव , 
निदेशक , समाज कल्याण, 

महाराष्ट्र , पूना । 
8. श्री ई० एल० स्ट्रेसी, 

महानिरीक्षक , जेल , तामिलनाडु । 
9. श्री एच सी० मक्सेना , 

महानिरीक्षक, जेल, उत्तर प्रदेश । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


10 , श्रीमती एस० एस० वर्मा, 

निदेशक , समाज कल्याण, गुजरात । 


सदस्य 


11. श्री आर० एम० खन्ना , 

निदेशक , समाज कल्याण, मध्य प्रदेश । 


स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय 

( परिवार नियोजन विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1971 
सं० 3-3/ 71 - आई०डी०सेल - खासतौर से लूप और नस 
बन्दी की क्रियाविधियों के क्षेत्र में परिवार नियोजन से सम्बन्धित 
तकनीकी समस्याओं पर विचार करने और सरकार को सलाह 
देने के लिए बनी समिति के पुनर्गटन सम्बन्धी इस मंत्रालय के संकल्प 
संख्या 2- 3 6/ 68 आई० य० सी० डी०, दिनांक 29 दिसम्बर , 
1970 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने निर्णय 
किया है कि डा० रमेश पाई, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल 

और डा० वी० एन० शिरोदकर , पटेल चैम्बर कॅन्च ब्रिज , बम्बई 
के नामों के स्थान पर डा० आर० वी० भट , प्रोफेसर , प्रसूति एवं 
स्त्रीरोग विज्ञान , मेडिकल कालेज एवं एस० एस० जी० 
अस्पताल , बड़ौदा और डा०पी० के० देवी, प्रोफेसर प्रसूति एवं 
स्त्री रोग विज्ञान, अधि -स्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान 
संस्थान, चंडीगढ़ के नाम रखे जायें । 

आवेश 
आदेश है कि इस अधिसूचना की एक -एक प्रतिलिपि सभी 
राज्य सरकारों को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश है कि यह अधिसूचना आम सूचना के लिए भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित की जाए । 

आर . एन ) मधोक , संयुक्त सचिव 


सदस्य 


12. श्री गोपाल सराना , 

अध्यक्ष , मानव शास्त्र तथा समाज कार्य 
विभाग, करनाटक विश्वविद्यालय , 
धारवार, मैसूर । 


सवस्य 


सदस्य 


13. श्री आर० पी० पुरी, 

महानिरीक्षक , जेल, पंजाब चंडीगढ़ । 
14. श्री ज० जे० पानाकल , 

अध्यक्ष , दण्ड शास्त्र तथा सुधार प्रशासन 
विभाग , टाटा इंस्टीटयूट आफ सोशल 

साइंसिस, बम्बई । 
15. श्री सुशील चंद्र , 

समाज विज्ञान के प्राध्यापक , 
लखनऊ विश्वविद्यालय । 


1 


सदस्थ 


सदस्य 


16 . श्री वी० राघवन नायर , 

महानिरीक्षक , जल , केरल । 


- 


17 श्रीमती सीता बसु , 

भूतपूर्व, अवैतनिक मजिस्ट्रेट , किशोर 
अदालत , सदस्य , फैकल्टी । । 
दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क , 

3, यनिसिटी रोड, दिल्ली- 1 । 
18. डा० श्रीमती ज्योत्मना एच० शाह , 

सदस्य 
निदेशक , सुधार सेवाओं का केन्द्रीय 
ब्यूरो, नई दिल्ली । 

आवेश :--- आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि- पत्र की एक 
एक प्रतिलिपि समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी 
मंत्रालयों , योजना आयोग, मंत्री मंडल सचिवालय , प्रधान मंत्री 
सचिवालय , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , संसदीय 
कार्य विभाग , सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य 
सचिवों को भेजी जाएं । 


खाय, कृषि , सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय 

( सामुदायिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1971. 

संकल्प 
सं० 29/ 3/ 69 टी० आर० जी० आर० एम० पी० - भारत 
सरकार के 18 नवम्बर, 1970 के संकल्प संख्या 29/ 3/ 69 टी० 
आर. जी / आर० एम० पी० में आंशिक संशोधन करते हुए वृद्धि 
केन्द्रों में प्रायोगिक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय निदेशक 
समिति का गठन इस प्रकार होगा : -- - 
( 1 ) अध्यक्ष सामुदायिक विकास और सहकारिता 

के प्रभारी मंत्री । 
( 2 ) सदस्य 1. सदस्य ( कृषि ), योजना आयोग । 

2. सचिव , कृषि , सामुदायिक विकास 

और सहकारिता विभाग । 
3 . सचिव , सिंचाई तथा बिजली 

विभाग । 
4 , सचिव , योजना आयोग । 
5 . सचिव, निर्माण , आवास और 

शहरी विकास विभाग । 
6 . महा-निदेशक , ( सड़क विकास ) 

और पदेन अतिरिक्त सचिव , 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र को साधारण 
सूचना के भारत के राजपत्र म प्रकाशित किया जाए । 

पी० पी० आई० वैद्यानाथन, अवर सचिव 


PART 1 - Src. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29 , 1971 (JYAISTHA 8 , 1893) 


465 


- 


- 


- 


जहाजरानी तथा परिवहन 

मन्त्रालय । 
7. विकास आयुक्त , कृषि उत्पादन 

आयुक्त और सरकार के विशेष 
सचिष , कृषि · उत्पादन और 
सरकार के सचिव , योजना तथा 
समाज कल्याण विभाग , मसूर 


शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
__ नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1971 
सं० एफ० 22-1/ 69 सी० ए०/ ( 2 ) --- इस मंत्रालय को राज 
पन्न अधिसूचना संख्या एफ० 1 4- 3 / 65 सी० 5 दिनांक , 1 1 अप्रैल, 
1966 का आंशिक संशोधन करते हुए डा० आर० आर० सेठी 
मे स्थान पर डा . पी० एल० मेहता , प्रोफेसर तथा अध्यक्ष इतिहास 
विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय , चण्डीगढ़ को भारतीय ऐतिहासिक 
अभिलेख आयोग के साधारण सदस्य के रूप में नियक्त किया जाता 


सरकार । 


फिलहाल उनकी नियुक्ति की अवधि 3 जुलाई, 1971 तक 
होगी । 

दिनांक 4 मई 1971 . 
सं० एफ० 14/ 4/ 65 सी० 5 ( सी० ए० 1-2 )---- इस मंत्रालय 
को अधिसूचना संख्या एफ० 14 / 4/ 65 सी० 5 ( सी० ए० 1 - 2 ) 
दिनांक 8 जून, 1970 के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों 
को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के तदनुरूप सदस्यों के 
रूप में नियुक्त किया जाता है :- - 
1. प्रो० ई० एम० कुमारोव , 

प्राच्य अध्ययन संस्थान , 
विज्ञान अकादेमी , 
यू ० एस० एस० आर० , मास्को । 
2. प्रो० जी० जी० कटोवस्को , 
प्राच्य अध्ययन संस्थान , 

विज्ञान अकादेमी , यू० एस० एस० आर० , मास्को । 
फिलहाल उनकी नियुक्ति की अवधि 3 जूलाई, 1971 सक 
होगी । 

एस० सी० सेठ, अवर सचिव । 


8. विकास आयुक्त तथा सचिव , 

सामान्य प्रशासन विभाग , महा 

राष्ट्र सरकार । । 
9 . मुख्य सचिव , उड़ीसा सरकार । 
10. विकास आयुक्त और सचिव , 

कृषि उत्पादन , राजस्थान 

सरकार । 
11. सचिव , ग्राम विकास और 

स्थानीय प्रशासन विभाग , 

तमिलनाडु सरकार । 
12. आयुक्त , कृषि तथा सामुदायिक 

विकास , पश्चिम बंगाल सरकार । 
13. डा० एन० ए० आगा, सयुषत 

सचिव , समुदायिक विकास 

विभाग । 
14. श्री आर० एन० हल्दीपुर , डीन , 

राष्ट्रीय सामुदायिक विकास 

संस्थान , हैदराबाद । 
15. डा० डी० टी० : लाकड़ावाला , 

निदेशक , सरदार पटेल , इंस्टी 
ट्यूट आफ इकोनामिक एण्ड 

सोशल रिसर्च, अहमदाबाद । 
16. श्री बी० जी० वर्षीज , मुख्य 

संपादक , हिन्दुस्तान टाइम्स , 

नई दिल्ली । 
17. प्रो० निसिथ आर० कार, शिक्षा 

निदेशक , पश्चिम बंगाल सरकार , 

कलकत्ता । 
( 3 ) सदस्य सचिव श्री एम० एन० चौधरी , संयुक्त 

_ आयुक्त , सामुदायिक विकास 

विभाग, नई दिल्ली । 

आवेश 
आदेश है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी 
जाए । 

यह भी आदेश है कि इस मंकल्प को भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाए । 

एन० ए० आगा, संयुक्त सचिघ । 


सिंचाई और विद्युत मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 13 मई 1971 

संकल्प 
सं० बा० नि० 37 ( 50 )/ 70 ---इस मंत्रालय के संकल्प 
संख्या बा०नि० 37 ( 50) / 70, दिनांक 24 अक्तूबर, 1970 में , 
जो बाढ़ आने के विभिन्न कारणों का पता लगाने के लिए और भविष्य 
में इस प्रकार के जानी नुक्सान को रोकने के संबंध में एक समिति 
की स्थापना के बारे में था , वर्तमान इन्दराज ( 10 ) के स्थान पर 
निम्नलिखित को रखा जाए : -- 
( 10 ) सिंचाई और जलमार्ग विभाग के कार्यभारी मंत्री 
पश्चिमी बंगाल || 

सदस्य " 
आवेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्न 
में प्रकाशित कर दिया जाए और उसकी एक प्रतिलिपि सभी संबंधित 
व्यक्तियों को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकारों से अनुरोध 
किया जाए कि वे इसे राज्य के राजपत्र में आम जानकारी के लिए 
प्रकाशित कर दें । 

बी० एस० बन्सल, संयुक्त सचिव । 


466 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29 , 1971 ( JYAISTHA 8 , 1893 ) 


[ PART 1 - Sec . 1 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 17th May 1971 
No . 29 -Pres./ 71. — Corrivendum . In this Secretariat Noti 
fication No . 11 -Pres. / 70 , dated the 26th January , 1970), 
published in Part I , Section 1 of thc Gazotle of India dated 
the 25th April , 1970 : 


On paye 446 
fior " Major SARDARI LAL SAINI ( IC - 1092 ) , EME" 
Road " Major SARDARI LAL SAINI ( IC - 10902 ), EME" 

The 21st May 1971 
No . 30 - Pres. / 71 - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Jammu and Kashmir Police : 

Name and rank of the officer 
Shri Nihal Singh , Assistant Sub -Inspector of Police , 

Jammu and Kashmir . 
Statement of services for which the decorulion has been 
alarded . 


7. Shri D , J. Jadhav, Director of Social Welfare , Maba 

rashtra , Poona . 
8 . Shri E . L . Stracey, Inspector General of Prisons, 

Tamil Nadu . 
9. Shri H . C , Sexana , Inspector General of Prisons, 

Uttar Pradesh . 
10 . Shrimati s . M . Verna, Director of Social Welfare, 

Gujarat, 
11. Shri R . S , Khanna , Director of Social Welfare , 

Madhya Pradesh . 
12 . Dr. Gopala Sarana , Head , Department of Anthrology 

and Social Work , Karnataka University , Dharwar, 

Mysore . 
13. Shri R . P . Puri, (nespector General of Prisons, 

Punjah , Chandigarh . 
14 . Shri J. J . Panahal, Head of Department of Crimini 

logy , and Correctional Administration , Tata Instituto 

of Social Sciences , Bombay . 
15. Shri Sushil Chandra , Prof. of Sociology , University 

of Lucknow . 
16 . Shri V . Raghavan Nair , Inspector General of Prisons , 

Kerala , 
17 . Smt. Sita Basu , Former Hony . Magistrate , Juveoilo 

Court, Member, Faculty , Delhi School of Social 

Work , 3 , University Road , Delbi-6 . 
18 . Dr. (Smt.) Jyotsna H , Shah , Director, Central Bureau 
of Correctional Services, New Delhi. 

ORDER 


Shri Nilal Singh was posied as i Station I louise Ollicer in 
Menchar Police Station in August, 1965, when the Pakistani 
infiltrators launched an attack in the border areas of Jammu 
and Kashmir , Mendhar Police Station was virtually the 
first target of the attack . The infiltralors surrounded the 
Police Station from all sides and attacked it with rifles , 
Inachine- guns and land grenades . There were only six 10 
cight Police personnel in the Police Station , They had only 
limited arms and ammunition , Shri Nilal Singh kept up 
the morale of the small Police force and asked them to firc 
back at the raiders from the windows. The attack continued 
for days together from 11th August , 1965 10 25th Septem 
ber, 1965 , but the Police parly led by Shri Nihal Singh did 
not allow the raiders to enter the Police Station . As a result 
ol hrave resistance by this ollicer, unmindful of the risk in . 
volved , the local civil population and the loyal elements dich 
not move out of Mendhar town . 

2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rulcs governing the award of the Police Medal and conse 
qucntly carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 , will effect from the 25th September , 1965 . 

P . N . KRISIINA MANI, Jt . Secy . to the President 


ORDERED that a copy of this Corrigendum be sent to all 
thic Members of the Committeo , all Ministries of the Govern 
ment of India , Planning Commission , Cabinet Secretariat, 
Prime Minister s Secretariat, Lok Sabha Secretariat , Rajya 
Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, All Chief 
Secretaries of State Governments / Union Territories , 

ORDERED also that the corrigendum be published in the 
Gazette of India for general information . 


special police Medule 4 (i ) or 


P . P . I, VAIDYANATHAN , Addi, Secy . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND 
WORKS, FIOUSING & URBAN DEVELOPMENT 

(Department of Family Plannlog ) 
New Delhi, the 15th May 1971 


DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 
New Delhi- 1, the 26th March 1971 

ADDENDUM 
No . F . 22 / 22 /69 -SW .5 , — Please add the following in para I 
S . No. 27 in this Department s Resolution of even number 
dated the 2nd December , 1970 reconstituting the Central 
Prohibition Committee ; 
28 , Minister -Incharge , Excise and Taxation , Himachal 
Pradesh , Simla . 

The 7th April 1971 

CORRIGENDUM 
No . F . 15 / 12 / 67 - SW . 5 . - Please substitute the following 
for the existing para 3 of this Departinent s Corrigendum 
No, 1 .15 / 12 / 67 / 5W .5 , dated the 2411 October, 1970 . 
3. The composition of the Board will be as follows : 

Clirnar 
1. Shri Siddhartha Shankar Ray, Minister for Social 
Welfare . 

Menthers 
2 . Shri P . P . I, Vaidayanathan , Additional Secrctary , 

Department of Social Welfare , Government of India , 
New Delhi, 
3 . Deputy Secrelary , Ministry of Home Affairs , dealing 

with Jail Affairs , New Delhi. 
4 . Director, Police Research Development, Ollice , Minis 

try of Home Affairs, New Delhi. 
5 . Shri A . K . Srinivasamurthy, Deputy Legislative 

Counsel, Ministry of Luw , New Delhi. 
6 . Shri S . B . Bhattacharjya , Inspector General of Prisons, 

West Bengal, 


No. 3 - 3 / 71- 1. D .CELL . - In partial modification of this 
Ministry s Resolution No. 2 - 36 / 68 - IUCD , dated 29th Decem 
ber , 1971) regarding reconstitution of the committcc to C01 
sider and advise Government on technical problems connected 
with the Family Planning Programme in the field with parti 
cular reference to IUCD And Sterilization procedurcs , the 
Government of India have decided that the names of Dr. 
Ramesh Pai, Kusturba Medical College , Manipal and Dr. 
V . N . Shirodkar, Patel Chamber French Bridge , Bombay 
shall be substituted by Dr. R , V . Bhat, Professor of Obst, & 
Gynac ., Medical College & S . S . G . Hospital, Baroda and 
Dr. P . K . Devi, Professor of Obst. & Gynae ., Post Graduate 
Institute of Medical Education and Research , Chandigarh , 

R . N . MADHOK , Jt. Secy . 


MINISTRY OF FOOD , AGRICULTURE , COMMUNITY 

DEVELOPMENT AND COOPERATION 

(Department of Cooperation ) 

New Delhi, the 26th December 1970 
No. 09 . 17011 / 2 / 70 -GOP . — This Ministry s notification No. 
1 - 25 /65 -CC , dated the 27th May , 1966 , as amended vide this 
Ministry s notification of even number dated 26th September, 
1968 . is hereby further amended its follows ::- In para 4 
after the first sentence, the following sentence shall be inscrt 
el namely , 

" The Banks have to keep a margin of 10 % only on such 
loans and advances instead of thc normal margins" , 


PART I - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 29, 1971 ( JYAI$ THA 8 , 1893) 


467 


( 17 ) Professor Nisith R . Kar, Director of Public Instruc 

tion , Government of West Bengal , Calcutta . 


Member Secretary 


The 28th December 1970 
No. 0 , 17011 / 2 /70 - GOP. — This Ministry s Notification No. 
1 - 25 / 66 - CC , dated 27th May , 1966 as an ended vide Nolill 
ration of even number dated the 26th September , 1968 is 
Curther amended as follows : 

( i ) In para 4 in the second line between thc Words 

" granted " and " with the prior approval" the words 

" for specific periods" shall be inserted . 
( ii ) lo para 5 in lines 2 and 3 between the words 

" granted " and " with tlıç prior approval the words 
" lor specilic periods" shall be inserted , 

S . SATYABHAMA, Dy. Secy. 


Shri M , N . Chaudhuri, Joint Commissioner , Department 
of Community Development , New Delhi, 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to all concerned , 

ORDERED ako that the Resolution le published in the 
Gazette of India , 

N , A , AGHA , Jt, Secy . 


MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES 

New Delhi, the 3rd May 1971 


No . F . 22- 1 /69 -CAI- 21 - In partial modification of this 
Ministry s Gazelte Notification No . F . 14 / 3 /65 - C .5 , dated te 
11th April, 1966 , Dr. P . L . Mehta , Professor and Head OE 
Department of History , Punjab University , Chandigarh is 
appointed as Ordinary Member of the Indian Historical 
Records Commission in place of Dr. R . R . Scihi, 

His term of appointment for the present be up to 3rd July , 
1971. 

The 6th May 1971 


(Department of Community Development) 
New Delhi, the 3011 April 1971 

RESOLUTION 
No . 29 / 3 / 69 - TRG / RMP... In partial inodlification of 
Government of India Resolution No. 29 / 3 /69 - TRG /RMP , 
dated November 18 , 1970 , the composition of the Central 
Committee of Direction for Pilot Research Project in Growth 
Centres will be as follows : 

Chairman 
Minister incharge of Community Development and 
Cooperation . 

Members 
( 1) Member ( Agriculture ) , Planning Commission , 
( 2 ) Secretary , Departments of Agriculture, Community 

Development & Cooperalion , 
( 3 ) Secretary , Departments of Irrigation and Power . 
( 4 ) Secretary, Planning Commission . 
( 5 ) Secretary, Department of Works, Housing and 

Urban Dovelopment, 
6 ) Director General (Rond Development and ca 

Ollicio Additional Secretary , Ministry of Shipping 

and Transport. 
( 7 ) Development Commissioner , Commissioner for Agri 

cultural Production and Special Secretary to Gov 
ernment, Agricultural Production and Secretary to 
Government, Planning and Social Welfare Depart 

ment, Government of Mysore , 
( 8 ) Development Commissioner and Secretary , Gencral 

Administration Department, Government of Maha 

rashtra , 
( 9 ) Chief Secretary , Government of Orissa . 
( 10 ) Development Commissioner And Secretary Agricul 

tural Production , Government of Rajasthan . 
( 11 ) Secretary , Rural Development and Local Adminis 

tration Department, Goverament of Tamil Nadu . 
( 12 ) Commissioner for Agriculture and Community 

Development, Government of West Bengal 
( 13 ) Dr. N . A . Agha , Joint Secretary , Department of 

Community Development, 
( 14 ) Shri R N . Hallipur, Dean , National Institute of 

Community Development, Hyderabad , 
( 15 ) Dr, D . T . Lakdawalu , Director , Sardar Patel Justi 

tuto of Economic and Social Research , Ahmedabad . 
( 16 ) Shri B . G . Verghese , Editor in -chief , Hindustan 

Times, New Delhi. 


No. F . 14 / 4 / 65 - 0 ( A1 - 2 ) . - In continuation of this 
Ministry s Notification No. F . 14 . 4 /65 - C .5 ( CAI- 2 ) , dated the 
811 June , 1970 , the following persons are appointed Corres 
ponding Members of the Indian Historical Records Com 
mission : 

1 , Prof . E . M . Konarov, Institute of Oriental Studies, 

Academy of Sciences , U . S .S . R ., Moscow . 
2 . Prof . G . G . Kotovaski, Institute of Oriental Studies, 

Academy of Sciences, U . S . S . R . , Moscow . 
Their term of appointment will for the present be up 10 
3rd July , 1971. 

S . C . SETHI, Under Secy . 


MINISTRY OF TRRIGATION AND POWER 
New Delhi, the 18th May 1971 

RESOLUTION 
No , F . C .37 (50 ) / 70) . O this Ministry s Resolution No. 
F . C . 37 ( 50 ) / 70 , dated the 24th October , 1970 , regarding the 
setting tip of the Committee to to into the various reasons 
for the occurrence of floods and to draw up suitable propo 
sals for avoidance of such loss of lives in future , for the 
existing cntiy ( x ) the following shall be substituted : 
" ( x ) Minister-in - Charge of Irrigation and Waterways 
Departneni, West Bengal - Member, " 

ORDER 


ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India and that it copy thereof be communicated to all 
concerned , 

ORDEREI also that the State Governments be requested to 
publish it in the State Gazette for general information . 

B . S , BANSAL , Jt. Secy. 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRes9 , PARIDABAD 
AND PUBLISHRD BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971 


